इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 47 ] 


( G - 2022 ) 


( G - 2023 ) 


में ध्य प्र 


पुराना नाम 
( राज जैन ) 


श 


अन्य सूचनाएं 

नाम परिवर्तन 

मैं , राजकुमारी जैन पति श्री महेशचंद जैन , निवासी - 62 , श्री नगर कॉलोनी , पड़ावा वार्ड , जिला एवं तहसील खण्डवा 
( म.प्र . ) घोषणा करती हूँ कि मेरे सारे दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमारी जैन है एवं मेरा घरेलू नाम राज जैन है दोनों नाम मेरे 
स्वयं के हैं . अतः मुझे भविष्य में मुझे राजकुमारी जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे . 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 25 नवम्बर 2022 – अग्रहायण 4 , शक 1944 

भाग 3 ( 1 ) 

विज्ञापन 


पुराना नाम 

( महेशचन्द्र जैन ) 


जयते 


नाम परिवर्तन 

मैं , महेशचंद पिता श्री मूलचंद जैन , निवासी - 62 , श्री नगर कॉलोनी , पड़ावा वार्ड , जिला एवं तहसील खण्डवा ( म.प्र . ) 
घोषणा करता हूँ कि मेरे सारे दस्तावेजों में मेरा नाम महेशचंद जैन है एवं मेरा घरेलू नाम महेशचन्द्र जैन है दोनों नाम मेरे स्वयं 
के हैं . अतः मुझे भविष्य में महेशचंद जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे . 


1297 


नया नाम 

( राजकुमारी जैन ) 
पति महेशचंद जैन , 


62 , श्री नगर कॉलोनी , पड़ावा वार्ड , 
जिला एवं तहसील खण्डवा ( म.प्र . ) 


नया नाम 

( महेशचंद जैन ) 

पिता श्री मूलचंद जैन , 

62 , श्री नगर कॉलोनी , पड़ावा वार्ड , 
जिला एवं तहसील खण्डवा ( म.प्र . ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

उपनाम परिवर्तन 

मैं , आर्मी नम्बर 6948251H रैंक हवलदार एसीपी -1 मनीष कुमार सातनकर ( MANISH KUMAR SATANKAR ) 
पुत्र श्री बालकदास सातनकर , निवास- 252/1 , डिपो रोड , सुभाष वार्ड– 01 , हमलापुर , तह . एवं जिला बैतूल ( म.प्र . ) आर्मी के 
आर्मी ऑडिनेंस कोर से रिटायर्ड हूँ . मेरे आर्मी के सर्विस / पेंशन रिकार्ड में मेरा नाम मनीष कुमार ( MANISH KUMAR ) 
दर्ज है जो अपूर्ण है एवं पूरा नाम मनीष कुमार सातनकर ( MANISH KUMAR SATANKAR ) है . 


1298 


( G - 2024 ) 


पुराना नाम 

( मनीष कुमार ) 
( MANISH KUMAR ) 


पुराना नाम 

( संगीता गुप्ता ) 
( SANGEETA GUPTA ) 


( G - 2025 ) 


उपनाम परिवर्तन 

मैं , संगीता साहू ( SANGEETA SAHU ) पत्नी कमलेश चन्द्र साहू , निवासी- गनियारी , थाना- वैढ़न , तहसील व 
जिला - सिंगरौली ( म.प्र . ) एतद्द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे कुछ रिकार्डों में त्रुटिवश नाम संगीता गुप्ता ( SANGEETA 
GUPTA ) लेख हो गया है , जिसे अब संगीता साहू ( SANGEETA SAHU ) के नाम से जानी व पहचानी जाय , जो 
सर्वविदित हो . 


( G - 2026 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नया नाम 

( मनीष कुमार सातनकर ) 

( MANISH KUMAR SATANKAR ) 
हमलापुर , डिपो रोड , पो . बैतूल , तह . + जिला बैतूल ( म.प्र . ) 


पुराना नाम 
( अंजू कुमारी ) 


उपनाम परिवर्तन 

मैं , अंजू रजक ( ANJU RAJAK ) पत्नी मनोज कुमार रजक , निवासी - NH - 2 , D - 2-72 , एनटीपीसी कॉलोनी , 
विन्ध्यनगर , थाना – विन्ध्यनगर , तहसील व जिला - सिंगरौली ( म.प्र . ) एतद्द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरी शादी के पूर्व का 
नाम अंजू कुमारी था , जो शादी के बाद से अंजू रजक ( ANJU RAJAK ) के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ , जो 
सर्वविदित हो . 


नया नाम 

( संगीता साहू ) 

( SANGEETA SAHU ) 
निवासी– गनियारी , थाना- वैढ़न , 
तहसील व जिला - सिंगरौली ( म.प्र . ) 


नया नाम 

( अंजू रजक ) 

( ANJU RAJAK ) 

निवासी– NH - 2 , D - 2-72 , एनटीपीसी कॉलोनी , 

विन्ध्यनगर , थाना – विन्ध्यनगर , 

तहसील व जिला - सिंगरौली ( म.प्र . ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

मारूति राज सिंह पुत्र स्व . मोहन सिंह ठाकुर , सूचित हो कि मैंने अपना नाम मारूति राज सिंह से बदलकर मारूति राज 
सिंह ठाकुर कर लिया है , जो सही है . भविष्य में मुझे मारूति राज सिंह ठाकुर पुत्र स्व . श्री मोहन सिंह ठाकुर नाम से 
जाना - पहचाना जावे तथा यह दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


( G - 2027 ) 


पुराना नाम 

( मारुती राज सिंह ) 


पुराना नाम 

AVISHA PARASHAR 

D / o S. P. PARASHAR ( SHANTI PRASAD PARASHAR ) 


( G - 2028 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ प्रार्थिनी AVISHA PARASHAR D / O UMESH PARASHAR के 
शैक्षणिक दस्तावेजों में पिता का नाम त्रुटिवश S. P. PARASHAR ( SHANTI PRASAD PARASHAR ) दर्ज हो गया 
है , जबकि मेरे पिता का सही नाम UMESH PARASHAR है , जो कि मेरे आधार कार्ड , पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में भी दर्ज 
है . मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम S. P. PARASHAR ( SHANTI PRASAD 
PARASHAR ) के स्थान पर UMESH PARASHAR लिखा , पढ़ा व समझा जावे . 


माता एवं पिता का गलत नाम 

( सोनाली लाल एवं विकास लाल ) 


( G - 2029 ) 


1299 


नया नाम 

( मारूती राज सिंह ठाकुर ) 
E - 3 / 238 , अरेरा कॉलोनी , भोपाल . 


नया नाम 


नाम परिवर्तन 

मैं , सुहानी लाल पुत्री श्री विकास कुमार लाल सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे विद्यालयीन रिकॉर्ड में मेरी माता 
का नाम सोनाली लाल एवं मेरे पिता का नाम विकास लाल अंकित है , जबकि मेरी माता का सही नाम हेलन सोनाली 
पिता का सही नाम विकास कुमार लाल है , जो मेरे एवं मेरे माता - पिता के सभी दस्तावेजों में दर्ज है , मेरे विद्यालयीन रिकॉर्ड 
में मेरी माता का नाम सोनाली लाल एवं मेरे पिता का नाम विकास लाल त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है , जिसकी जगह मेरी माता 
का नाम हेलन सोनाली सूना एवं पिता का नाम विकास कुमार लाल पढ़ा एवं समझा जाये और दर्ज किया जाये . सर्वजन एवं 
आमजन सूचित हो . 

सूना एवं 


AVISHA PARASHAR 
D / o UMESH PARASHAR 

R / o A- 17 , SURYA NAGAR , GWALIOR . 


माता एवं पिता का सही नाम 

( हेलन सोनाली सूना एवं विकास कुमार लाल ) 

निवासी– एच –362 , आधारशिला वेस्ट ब्लॉक , 

अवधपुरी थाना के पास , बरखेड़ा पठानी , 
हुजूर , भोपाल ( म.प्र . ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम अनिल कुमार गुप्ता जो मेरी हायर सेकेण्डरी मार्कशीट में दर्ज 
है तथा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड , बैंक पासबुक में मेरा नया नाम अनिल पोरवाल दर्ज है . इस प्रकार मैंने अपना नया नाम 
ग्रहण कर लिया है , सो मुझे मेरे परिचित , रिश्तेदार , समाजजन , नये परिवर्तित नाम अनिल पोरवाल के नाम से जाने , पहचाने 
व पुकारें . 


1300 


( G - 2030 ) 


( G - 2031 ) 


पुराना नाम 
( अनिल कुमार गुप्ता ) 


( G - 2032 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


CHANGE OF NAME 

I , ARCHANA SINGH W / o Ravi Pratap Singh Gautam , R / o- Village Kudiya , P.O. Bihra - 2 , Tahsil Rampur 
Baghelan , District Satna ( M.P. ) Pin 485111. hereby declare that- My formal name is Archana Singh W / o Ravi 
Pratap Singh Gautam . My nickname is Rukmani Singh W / o Ravi Pratap Singh Gautam . My name is Archana 
Singh in my all formal documents except my uncorrected voter ID card ( now corrected ) and on my only Son 
Siddharth Singh Gautam's documents . Both names is blongs to same person and shall hereafter be known as 
Archana Singh W / o Ravi Pratap Singh Gautam for all purposes . I have completed the legal process in this 
regard . 


Old Name 


( RUKMANI SINGH ) 


नया नाम 

( अनिल पोरवाल ) 

पिता श्री रामशंकर गुप्ता , 


निवासी– वार्ड नम्बर 09 , मकान नम्बर 80 , 
कोर्ट एरिया , मनासा , जिला नीमच . 


New Name 


( ARCHANA SINGH ) 


CHANGE OF NAME 

In my Army record my wife's name mentioned Guddi Devi and in her documents correct name is Snehlata 
Rajawat . Boths name are same . Sailendra Singh Rajawat S / o Rambhan Singh R / o Jaipuramdi , Bhopal ( M.P. ) . 

Old Name 

( GUDDI DEVI ) 


New Name 


( SNEHLATA RAJAWAT ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

मैं , अजय नारायण मिश्रा , निवासी कैलाश नगर , सेमरा , भोपाल -462010 की पुत्री का पुराना नाम आश मिश्रा था , अब 
उसका नाम परिवर्तित करके नया नाम सभी दस्तावेजों में कीर्ति मिश्रा पुत्री अजय नारायण मिश्रा से जाना व पहचाना जाये . 


( G - 2033 ) 


पुराना नाम 
( आश मिश्रा ) 

( AASH MISHRA ) 
पिता- अजय नारायण मिश्रा 


पुराना नाम 

( शुभम गीते आत्मज शैलेन्द्र गीते ) 


( G - 2034 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र शुभम गीते आत्मज शैलेन्द्र गीते , आयु वयस्क , निवासी– मकान नं . 47 , 
मानसरोवर , आकृति एक्वा सिटी , टोल नाका के पास , होशंगाबाद बायपास रोड , भोपाल ( म.प्र . ) . यह कि मेरा वास्तविक नाम 
शैलेन्द्र कुमार गीते है , जबकि त्रुटिवश मेरे पुत्र की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में शैलेन्द्र गीते अंकित हो गया है जो गलत है . 
अतः उसमें सही नाम शैलेन्द्र कुमार गीते दर्ज करवाना चाहता हूँ . 


नया नाम 

( कीर्ति मिश्रा ) 

( KIRTI MISHRA ) 
पिता- अजय नारायण मिश्रा 


1301 


पुराना नाम 

( हेमन्त कुमार शर्मा ) 

( Hemant Kumar Sharma ) 


( G - 2035 ) 


उपनाम परिवर्तन 

मैं , हेमन्त कुमार शर्मा ( Hemant Kumar Sharma ) आत्मज श्री राधेश्याम , आयु 44 वर्ष , निवासी — आर.एच . 36 , 
ब्लॉक - सी , न्यू 60 क्वाटर्स , पुलिस रेडियो कॉलोनी , भदभदा रोड , भोपाल ( म.प्र . ) का निवासी हूँ . यह कि मैं पुलिस दूरसंचार 
मुख्यालय , डायल –100 , भोपाल में सहायक उप - निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ तथा वर्तमान में मेरा नाम हेमन्त कुमार शर्मा 
( Hemant Kumar Sharma ) है , जो कि मेरे शैक्षणिक / शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है . यह 
कि मैं अपने शासकीय रिकॉर्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में अपना नाम परिवर्तित कर हेमन्त कुमार शर्मा ( Hemant Kumar 
Sharma ) के स्थान पर हेमन्त उपाध्याय ( Hemant Upadhyay ) दर्ज करवाना चाहता हूँ अर्थात् अपना सरनेम परिवर्तन 
करवाना चाहता हूँ जिस हेतु मैंने अपने विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली है . 


नया नाम 

( शुभम गीते आत्मज शैलेन्द्र कुमार गीते ) 
मकान नं . 47 , मानसरोवर , आकृति एक्वा सिटी , 
टोल नाका के पास , होशंगाबाद बायपास रोड , 
भोपाल ( म.प्र . ) . 


यह कि भविष्य में मुझे मेरे नये नाम / सरनेम हेमन्त उपाध्याय ( Hemant Upadhyay ) के नाम से जाना , पहचाना व 

पुकारा जाये . 


नया नाम 

( हेमन्त उपाध्याय ) 

( Hemant Upadhyay ) 

पता- आर.एच. 36 , ब्लॉक - सी , न्यू 60 क्वाटर्स , 
पुलिस रेडियो कॉलोनी , भदभदा रोड , 

भोपाल ( म.प्र . ) . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृष्णपाल सिंह सेंगर , निवासी – 182 , पुराना अशोका गार्डन , भोपाल के 
पुत्र के दस्तावेजों में उनका नाम के.पी. सिंह दर्ज है , जो कि गलत है . चूंकि उनका सही नाम कृष्णपाल सिंह सेंगर 
( Krishnpal Singh Sengar ) है , इसलिए अब से उनके पुत्र के दस्तावेजों में कृष्णपाल सिंह सेंगर लिखा एवं पढ़ा जावे . 


1302 


( G - 2036 ) 


( G - 2037 ) 


पुराना नाम 

( के . पी . सिंह ) 

( K.P.Singh ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी , फर्म एवं संस्थाएं विभाग , इंदौर संभाग में 
पंजीकृत फर्म है , यह कि दिनांक 31-07-2018 को श्रीमती अर्चना सेठी पति श्री सुरेश सेठी एवं श्रीमती संगीता सेठी पति 
श्री प्रदीप सेठी दोनों निवासी- 65/1 , रजत साउथ तुकोगंज , इंदौर ने स्वेच्छा से फर्म से साझेदार के रूप में इस्तीफा दे दिया 
है एवं वह फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं एवं इसी दिनांक से श्रीमती सविता सेठी पति श्री नरेश सेठी , निवासी- 65/1 , रजत 
साउथ तुकोगंज , इंदौर फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुई हैं साथ ही फर्म का पंजीयक कार्यालय दिनांक 28-10-2022 
से ए -104 , न्यू लोहा मंडी , स्कीम नंबर 78 , पार्ट 1 , देवास नाका , इंदौर पर परिवर्तित किया गया है . यह सूचना भारतीय भागीदारी 
अधिनियम अंतर्गत पालनार्थ सूचना है . 


( G - 2038 ) 


नया नाम 

( कृष्णपाल सिंह सेंगर ) 

( Krishnpal Singh Sengar ) 

पता— 182 , पुराना अशोका गार्डन , भोपाल .462023 


वास्ते / 
बाहुबली ट्रेडिंग कंपनी , 
N. K. SETHI , 
पार्टनर . 


जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ऐरावत डेवलपर्स फर्म जिसका पता- 23/2 , मनोरमागंज , इंदौर , जिसका 
पंजीयन क्रमांक 03–27-01-0220-22 , दिनांक 05-09-2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है . जिसके भागीदार 1. श्री योगेश 
गोयल पिता श्री श्याम सुन्दर गोयल , 2. श्री प्रभात अग्रवाल पिता श्री पुरषोत्तम दास अग्रवाल थे . तत्पश्चात् दिनांक 
30-07-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अंकुर गोयल पिता श्री योगेश गोयल भागीदारी फर्म मेसर्स ऐरावत 
डेवलपर्स में सम्मिलित हो गए हैं तथा 1. श्री प्रभात अग्रवाल पिता श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल फर्म मेसर्स ऐरावत डेवलपर्स 
से पृथक् हो गये हैं . भागीदार ने फर्म मेसर्स ऐरावत डेवलपर्स से अपना पूर्ण हिसाब - किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना - देना 
शेष नहीं है . यह विदित हो . 


तर्फे / 
मे . ऐरावत डेवलपर्स , 

1. योगेश गोयल , 

2. अंकुर गोयल , 

Partner . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेसर्स एस . शशिकांत एंड ब्रदर्स , फर्म एवं संस्थाएं विभाग , इंदौर संभाग में 
पंजीकृत फर्म है , यह कि दिनांक 30-06-2022 से श्रीमती श्वेता शुक्ला पति श्री अभिनव शुक्ला , निवासी - मकान नंबर 134 , 
देवी अहिल्या मार्ग , जेल रोड , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) फर्म में भागीदार के रूप में शामिल हुई हैं एवं इसी दिनांक से श्री राजेंद्र देव झा 
पिता श्री श्याम देव झा , निवासी– 1 , cpwd क्वाटर्स , इंदौर ( मध्यप्रदेश ) ने फर्म से साझेदार के रूप में इस्तीफा दिया है एवं 
वह फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं . यह सूचना भारतीय भागीदारी अधिनियम अंतर्गत पालनार्थ सूचना है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


( G - 2039 ) 


NOTICE 


( G - 2040 ) 


वास्ते / 

मेसर्स एस . शशिकांत एंड ब्रदर्स , 
पार्टनर . 


U / s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT , 1932 

Notice is hereby given that the firms " DEV KRIPA ENTERPRISES " of Bhopal vide Registration No. 
0007 / 2021-2021-2022 , date 02nd April 2021 undergone the following changes : 


That the Shri Ramkumar Thakur S / o Late Shri Rajendra Singh Thakur in pursuance to his desire to 
retiring from the partnership firm with effect from 31st March 2022 


( G - 2041 ) 


1303 


For : DEV KRIPA ENTERPRISES , 
REKHA BAI , 


Partner . 


PUBLIC NOTICE 

We would like to inform that Mr. Kartar Valbhani son of Shri Vallabhdas Valbhani and Rohit Kingrani son 
of Shankar Kingrani , stand retired as partners of the firm M / s Sahej Buildcon ( Firm Registration No. 03-27-01 
0273-22 ) 304 , Vishal Trinity , Sapna Sangeeta Road , Indore - 452001 with effect from 22nd August 2022 . 


If any individual , company , organization has any objection with regard to this notice , kindly contact the said 
firm , or the registrar of Firms at Satellite Building , Room No. 302 , Collectorate Parisar , Moti Tabela , Indore , 
within seven ( 7 ) days of this public notice . No objection would be acceptable or entertained after the said 
period of 7 days and the Firm and the aforesaid retired partners shall not be responsible thereof in any manner 
whatsoever . 


For : SAHEJ BUILDCON , 
RAVI DABLANI , 

( Continuing Partner ) 

MOHIT DABLANI , 

( Incoming Partner ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

मैं , राहुल जैन आत्मज श्री प्रकाश चन्द्र जैन , निवासी– 140 बी , बिचौली हप्सी रोड , कनाडिया , इन्दौर ( म.प्र . ) सूचित करता 
हूँ कि , मैंने अपने अवयस्क पुत्र नैतिक जैन / NAITIK JAIN का नाम , जो कि जन्म प्रमाण - पत्र में अंकित है . अतः मेरा पुत्र 
का नाम अब मौलिक जैन / MAULIK JAIN पढ़ा जाए , आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 


1304 


पुराना नाम 

( नैतिक जैन / NAITIK JAIN ) 


( G - 2042 ) 


( G - 2043 ) 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवेक पिता गेंदलाल एवं माता चित्ररेखा , निवासी ग्राम कोडबी , पोस्ट दिग्धा , 
तहसील तिरोडी , जिला बालाघाट ( म.प्र . ) - 481449 ने नाम बदलकर विवेक सेलोकर पिता गेंदलाल सेलोकर एवं माता चित्ररेखा 
सेलोकर कर दिया है . भविष्य में मुझे मेरे नये नाम से जाना व पहचाना जाये . 


( G - 2044 ) 


पुराना नाम 
( विवेक ) 


( G - 2045 ) 


CHANGE OF NAME 

I , YASMIN PRESSWALA here by declare that after marriage . I have changed my name as BATUL 
GHADYALI W / o HAKIMUDDIN so from now and in future I will be known by my new name . 

Old Name 

New Name 


( YASMIN PRESSWALA ) 


( G - 2046 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नया नाम 

( मौलिक जैन / MAULIK JAIN ) 


Old Name 

( USHA AHUJA ) 


CHANGE OF NAME 

Before marriage my name was USHA AHUJA D / o ASHOK AHUJA after marriage . I have changed my 
name KAVYA WADHWANI W / o VINEET KUMAR WADHWANI . 


नया नाम 

( विवेक सेलोकर ) 

पता– ग्राम कोडबी , पोस्ट दिग्धा , तहसील तिरोडी , 
जिला बालाघाट ( म.प्र . ) . 


पुराना नाम 
( कुमुद खोदरे ) 


( BATUL GHADYALI ) 
W / o HAKIMUDDIN , 

Add.- 403 - C , Raj Township , 10-11 , 

Manik Bag Road , Indore ( M.P. ) . 


नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्र प्रथम खोदरे के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल , इन्दौर के 
के 
अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम कुमुद खोदरे ( Kumod Khodre ) लिखा गया है , जिसे बदलकर कीर्ति खोदरे ( Kirti 
Khodre ) कर लिया है . अतः चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल , इन्दौर में माता का नाम कीर्ति खोदरे ( Kirti Khodre ) पढ़ा जावे . सो 
विदित होवे . 


New Name 

( KAVYA WADHWANI ) 

W / o VINEET KUMAR WADHWANI 
Add.- 8 - A , Panjab Bank Colony , 
Idgah Hills , Bhopal ( M.P. ) . 


नया नाम 

( कीर्ति खोदरे ) 

पता– 03 , सांई सागर कॉलोनी , 

राऊ , इन्दौर . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूल व त्रुटिवश मेरा नाम श्रीमती शीला पति सुरेश गोधा अंकित हो गया है , 
जबकि मेरा सही नाम श्रीमती शीला पति विजय कुमार गोधा है . अतः मेरा समस्त शासकीय / अशासकीय अभिलेखों में मेरा 
सही नाम श्रीमती शीला पति विजय गोधा पढ़ा जावे . सो विदित होवे . 


पुराना नाम 

( शीला पति सुरेश गोधा ) 


( G - 2047 ) 


( G - 2048 ) 


नाम परिवर्तन 

मैं , नरेन्द्र सिंह आत्मज स्व . कमोद सिंह , आयु व्यस्क 55 वर्ष , निवासी- गंज बजारिया , सीहोर , तहसील व जिला सीहोर 
शपथपूर्वक करता हूँ कि मेरा नाम सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नरेन्द्र सिंह है . श्याम सिंह व नरेन्द्र सिंह दोनों 
नाम मेरे स्वयं के हैं . मैं , अब नरेन्द्र सिंह के नाम से जाना , पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ . इस विज्ञप्ति के बाद मुझे नरेन्द्र सिंह 
के नाम से ही जाना , पहचाना और पुकारा जाए . 


पुराना नाम 
( श्याम सिंह ) 


( G - 2049 ) 


नया नाम 

( शीला पति विजय कुमार गोधा ) 
पता- 233 / ए , बंसत विहार कॉलोनी , सत्यसांई 
स्कूल के पीछे , इन्दौर ( म.प्र . ) . 


नया नाम 

( नरेन्द्र सिंह ) 
आ . कमोद सिंह , 
गंज बजारिया , सीहोर . 


सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म श्रीराम राईस मिल फर्म ग्राम उकासघाट , सीरेगाँव , उकासघाट , 
तह . गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर , रजि . नं . 04-16-04-00192–13 , दिनांक 02-12-2013 है . फर्म द्वितीय पार्टनर श्री प्रकाश 
कुमार दुबे आ . श्री नारायण प्रसाद दुबे की मृत्यु दिनांक 13-04-2021 को होने के पश्चात् उनके स्थान पर उनकी पत्नी श्रीमती 
सरस्वती दुबे पति स्व . श्री प्रकाश कुमार दुबे , निवासी- नर्मदा कॉलोनी , महाराणा प्रताप वार्ड , गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर ( म.प्र . ) 
को दिनांक 13-04-2021 की उत्तरदायी के रूप में शामिल किया जाता है . जिसमें किसी को कोई आपत्ति हो रजिस्ट्रार से 
7 दिवस के अंदर संपर्क करें . 


1. Mr. Sunil Kumar Jain 

2. Mr. Sudhir Kumar Khare 

3. Mr. Pradeep Khare 


1305 


श्रीराम राईस मिल फर्म , 
शैलेन्द्र सिंह राजपूत , 
भागीदार . 


उकासघाट , सीरेगाँव , उकासघाट , तह . गाडरवारा , 
जिला नरसिंहपुर ( म.प्र . ) . 


NOTICE 

M / s PREMIUM STONES , a partnership firm registered with the Registrar of Firms SAGAR , vide 
registration No. 06-12-02-00126-10 , dated 20-12-2010 . The general public is hereby informed that M / s Premium 
Stones is a partnership firm which was reconstituted on 01st July , 2022 due to ; 

1. Retirement of existing partners ; 


2. Admission of new partner ; Mrs. Vinita Shrivastava 

3. Change of Address ; Existing : Old Panna Naka , Satai Road , Chhatarpur , M.P. - 471001 to ; 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

New : H.No. 01 , W.No. 12 , In front of City Church , Tehsil , Nowgong , Dist . Chhatarpur , M.P. - 471201 . 
Those who have any objection regarding such change may raise the same within 15 day , beyond given 
time limit , no claims will be entertained . 


1306 


( G - 2050 ) 


( G - 2051 ) 


आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जितेन्द्र कुमार , आशीष कुमार जो 52 , ए.बी. रोड , मोतीझील पेट्रोल 
पंप के पास , ग्वालियर में स्थित है , जिसका पंजीयन क्र . 02–42-01-0281–21 , दिनांक 29-11-2021 है . भागीदार 
श्री नंदकिशोर राय पुत्र स्व . श्री सीताराम राय , निवासी- मोतीझील पेट्रोल पंप के पास , ग्वालियर का स्वर्गवास दिनांक 
29-10-2022 को हो जाने से फर्म से स्वतः पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 30-10-2022 को सुशीला राय पत्नी 
स्व . श्री नंदकिशोर राय , निवासी- मोतीझील पेट्रोल पंप के पास , ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई 
है . आमजन एवं सर्वजन सूचित हो . 


M / s PREMIUM STONES , 
VINAYAK SHRIVASTAVA , 


( G - 2052 ) 


Partner . 

Harihar Road , Harpalpur , 
District Chhatarpur , 


PUBLIC NOTICE 

Notice is hereby given that the firms “ M / S SETH RATILAL BECHARDAS ” , Phoolbagh Gate , 
Maharani Laxmibai Road , Gwalior vide Registration No. 02-42-01-00058-05 , dated 01-08-2005 has been 
undergone for dissolution w.e.f. 22-10-2022 . All please be informed . 


( G - 2053 ) 


मेसर्स जितेन्द्र कुमार , आशीष कुमार , 
आशीष राय , 
भागीदार . 

52 , ए.बी. रोड , मोतीझील पेट्रोल पंप के पास , ग्वालियर 


M / S SETH RATILAL BECHARDAS , 
DEEPAK SETH , 
Partner . 


जाहिर सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय माता दी ट्रेडर्स फर्म जिसका पता- 224 , विष्णुपुरी , एन.एक्स . , इंदौर 
( म.प्र . ) जिसका पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0320-16 , दिनांक 25-02-2016 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है . जिसके 
भागीदार 1. श्री मोहिन जायसवाल पिता श्री जगदीशचंद्र जायसवाल , 2. श्री पोपेंद्र सिंह बग्गा पिता श्री हरभजन सिंह बग्गा 
3. श्री ओमप्रकाश जायसवाल पिता स्व . श्री फूलचंद जायसवाल , 4. श्रीमती मनजीत कौर बग्गा पति श्री जसबीर सिंह बग्गा 
थे . तत्पश्चात् दिनांक 01-10-2022 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री ओमप्रकाश जायसवाल पिता स्व . श्री फूलचंद 
जायसवाल तथा श्रीमती मनजीत कौर बग्गा पति श्री जसबीर सिंह बग्गा भागीदारी फर्म मेसर्स जय माता दी ट्रेडर्स से पृथक् 
हो गये हैं . भागीदारों ने फर्म मेसर्स जय माता दी ट्रेडर्स से अपना पूर्ण हिसाब - किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना - देना 
शेष नहीं है . यह विदित हो . 


तर्फे / 
मेसर्स जय माता दी ट्रेडर्स , 
1. मोहिन जायसवाल , 
2. पोपेंद्र सिंह बग्गा , 
Partner . 


मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 नवम्बर 2022 

आम सूचना 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स उच्च कल्प इन्फ्रा जो कि पालिका आवासीय सह शॉपिंग 
कॉम्पलेक्स , शॉप नं . 18 , एल.आई.सी. ऑफिस के पास , सीधी , जिला - सीधी , तहसील - गोपद बनास सीधी- 486661 ( म.प्र . ) , 
जिसका पंजीयन क्र . 05–25–01–0028 , सन् 2015-2016 , दिनांक 20-05-2015 है . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


1. यह कि भानु प्रकाश कचेर पुत्र स्वर्गीय श्री रामखेलावन कचेर , पता- आजाद नगर , गली नंबर -2 , कोटहा , सीधी , 
तहसील – गोपद बनास , जिला सीधी -486661 ( म.प्र . ) दिनांक 26 मार्च 2018 को अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो 
गए हैं . 


- 

2. यह कि स्वर्गीय श्री रामखेलावन कचेर पुत्र स्वर्गीय श्री रामभजन कचेर , पता - आजाद नगर , कोटहा , गली नंबर - 2 , 
सीधी , तहसील - गोपद बनास , जिला सीधी -486661 ( म.प्र . ) दिनांक 27-05-2020 को मृत्यु को प्राप्त स्वर्गवासी हो 
गए हैं . 


3. यह कि आदित्य कचेर पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद कचेर , निवासी - वार्ड 02 , रामना टोला , उचेहरा , तहसील उचेहरा , 
जिला सतना –485661 ( म.प्र . ) फर्म मेसर्स उच्च कल्प इन्फ्रा में नवीन भागीदार के रूप में तारीख 04-08-2022 को 
सम्मिलित हो गये हैं . आमजन एवं सबजन सूचित हो . 


( G - 2054 ) 


( G - 2055 ) 


1307 


मेसर्स उच्च कल्प इन्फ्रा , 
पवन कुमार कचेर , 

कमला देवी कचेर , 
पार्टनर . 


नाम परिवर्तन 

निवेदन है कि मैं , अवि पिता श्री झमरलाल दर्शमा , निवासी - बडकुही , पोस्ट धनेगांव , तहसील एवं थाना बिछुआ , जिला 
छिन्दवाड़ा ( म.प्र . ) का निवासी हूँ . मेरा बचपन में नाम अवि था , परंतु शालेय अभिलेख में मेरा नाम त्रुटिवश असपाक पिता 
झमरलाल दर्शमा अंकित हो गया है , जिस कारण वर्तमान तक मेरी सभी शालेय दस्तावेज एवं आधार कार्ड , परिचय - पत्र ( भारत 
निवार्चन आयोग ) एवं अन्य दस्तावेज में चला आ रहा है . परंतु वर्तमान में मैं , अपना नाम अवि दर्शमा पिता श्री झमरलाल दर्शमा 
अंकित करवाना चाहता हूँ और आगे मुझे इसी नाम से जाना , पहचाना जाये . 

पुराना नाम 

( असपाक ) 

पिता श्री झमरलाल दर्शमा , 


( G - 2056 ) 


पुराना नाम 

( सोनल ओंकार ) 


18 , पालिका आवासीय सह शॉपिंग कॉम्पलेक्स , 
नियर एल.आई.सी. ऑफिस , सीधी , 
तहसील – गोपद बनास , सीधी ( म.प्र . ) , 


नया नाम 

( अवि दर्शमा ) 
पिता श्री झमरलाल दर्शमा , 


नाम परिवर्तन 

सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम सोनल ओंकार ( Sonal Onkar ) पुत्री श्री विनय कुमार ओंकार ( Vinay Kumar 
Onkar ) था , मेरे विवाह के बाद मेरा नाम श्रीमती सोनल ओंकार कुमार ( Sonal Onkar Kumar ) पत्नी डॉ . ललित कुमार 
( Dr. Lalit Kumar ) हो गया है . अब मुझे श्रीमती सोनल ओंकार कुमार ( Sonal Onkar Kumar ) पत्नी डॉ . ललित कुमार 
( Dr. Lalit Kumar ) के नाम से जाना और पहचाना जावे . 


नया नाम 

( सोनल ओंकार कुमार ) 
278 / 9 , ए साकेत नगर , हुजूर , 
भोपाल -462024 . 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

नाम परिवर्तन 

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री कुमारी कनिष्का वर्मा आत्मज पूर्व पिता स्व . श्री विकास श्रीवास्तव 
का नाम उसके समस्त दस्तावेज व केन्द्रीय शिक्षा मंडल बोर्ड के रिकार्ड में अंकित है . इसी प्रकार मेरी पत्नी श्रीमती श्वेता वर्मा 
के पूर्व पति स्व . श्री विकास श्रीवास्तव का नाम उसके समस्त दस्तावेजों में अंकित है तथा मेरे द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा 
विधिवत् रूप से मेरी पुत्री कुमारी कनिष्का वर्मा को दत्तक ग्रहण कर लिया गया है क्योंकि मेरी पुत्री कुमारी कनिष्का वर्मा 
एवं मेरी पत्नी श्रीमती श्वेता वर्मा के पूर्व पिता / पति का नाम विकास श्रीवास्तव अंकित है , अब मैं , मेरी पुत्री कुमारी कनिष्का 
वर्मा एवं मेरी पत्नी श्रीमती श्वेता वर्मा के पूर्व पति विकास श्रीवास्तव के स्थान पर मेरा नाम समर वर्मा समस्त शासकीय , 
अर्द्धशासकीय एवं केन्द्रीय दस्तावेजों में अंकित कराना चाहता हूँ . 


1308 


पुराना नाम 

( कुमारी कनिष्का श्रीवास्तव ) 

पुत्री विकास श्रीवास्तव , 

( श्वेता श्रीवास्तव ) 
पत्नी श्री विकास श्रीवास्तव , 


( G - 2057 ) 


( G - 2058 ) 


नाम परिवर्तन 

दीपांकर पटेल पिता श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल , उम्र – 20 वर्ष , व्यवसाय - छात्र , निवासी - बी -51 , अवंती विहार , रामनगर , 
रामपुर , भटौली , जबलपुर , मध्यप्रदेश आधार कार्ड नं . 269508309107 में शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मैं , शपथकर्ता 
उपरोक्त पते का निवासी होकर दी गई जानकारी सत्य व सही है . मुझ शपथकर्ता के नाम से मेरी शैक्षणिक सभी अंकसूचियों 
( कक्षा 1 से 12 वीं ) में मेरे पिता का नाम राजेन्द्र पटेल अंकित हो गया है , जबकि सही नाम श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल है . अतः 
भविष्य में मुझे दीपांकर पटेल पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये . 


पुराना नाम 
( राजेन्द्र पटेल ) 


( G - 2059 ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नया नाम 

( कुमारी कनिष्का वर्मा ) 
पुत्री श्री समर वर्मा , 

( श्वेता वर्मा ) 
पत्नी श्री समर वर्मा , 
भवदीय , 
समर वर्मा , 

पुत्र श्री विजय कुमार वर्मा , 
निवासी– म.नं. 351 , रचना नगर , 
भोपाल ( म.प्र . ) . 


पुराना नाम 

( खातीजा खान ) 


नाम परिवर्तन 

मैं , योगिता पटेल पत्नी श्री योगेश कुमार पटेल , निवासी- 11/509 , गौरी शंकर परिसर , बी.डी.ए. कॉलोनी , कटारा हिल्स , 
भोपाल ( म.प्र . ) की हूँ , यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम खातीजा खान था , जो कि मेरे सभी शासकीय और अर्द्धशासकीय एवं मेरे 
शैक्षणिक प्रपत्रों में लिखा है . शादी के उपरांत मैं , योगिता पटेल पत्नी श्री योगेश कुमार पटेल के नाम से जानी , पहचानी एवं 
पुकारी जाती हूँ और आगे भी इस ही नाम से जानी , पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी . सर्वजन और आमजन सूचित हों . 


नया नाम 

( राजेन्द्र प्रसाद पटेल ) 


नया नाम 

( योगिता पटेल ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

न्यायालयों की सूचनाएं 

न्यायालय , रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , बिचौली हप्सी क्षेत्र , इन्दौर 


सूचना - पत्र 

( फार्म- चार ) 

ATHENA HOPE ट्रस्ट पता 101 Block - U , Aditya Cosmopolitan , Plot No. C - 02 , " Ananda 
Grand " Devguradiya , Nemawar road INDORE तर्फे ट्रस्टी / अध्यक्ष श्री विवके पाठक पिता श्री 
अशोक पाठक व्दारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्र्स्ट एक्ट 1951 : तीस : ( 95 ) की धारा 5 ( 2 ) व मध्य प्रदेश द्स्ट 
नियम 1963 नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत आवेदक ट्स्टी / अध्यक्ष श्री विवके पाठक पिता श्री अशोक पाठक 
व्दारा " ATHENA HOPE ट्रस्ट पता 101 Block - U , Aditya Cosmopolitan , Plot No. C - 02 . 
" Ananda Grand " Devguradiya , Nemawar road INDORE का पब्लिक एक्ट की धारा 4 ( 2 ) के 
अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । 


अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है , कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्र्स्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका 
विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में 
प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या 
अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक व्दारा 
भी प्रेषित कर सकते हे । निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा । 

परिशिष्ट 

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल व अचल संपत्ति का विवरण ) 

ATHENA HOPE 


- 

स्ट का नाम : 

पता 


पता 101 Block - U , Aditya Cosmopolitan , Plot No. C - 02 , " Ananda 
Grand " Devguradiya , Nemawar road INDORE 

न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 10,000 / - हे । 
निरंक है । 

आज दिनांक / 09 / 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया । 


1309 


चल संपत्ति : - * 

अचल संपत्ति : 


( G - 2060 ) 


शास्वत शर्मा , पंजीयक . 


कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार , पब्लिक ट्रस्ट , तहसील - कोलार , जिला - भोपाल 
प्र . क्र . 0006 – बी - 113-2022-23 

( म 0 प्र 0 पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 1 ) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत ) 

जैसा कि आवेदकगण 1- डॉ ० ( श्रीमती ) बिनय षडंगी राजाराम पत्नि स्व ० प्रो 0 
राजाराम शर्मा 2- डॉ ० कौशतुभ शर्मा आ ० स्व ० प्रो ० राजाराम शर्मा निवासी- एच -8 , सुर्या परिसर 
सर्वधर्म सी - सेक्टर , डॉ ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर कोलार भोपाल म ० प्र ० 3- श्री सौमित्र शर्मा आ ० 
स्व ० प्रो ० राजाराम शर्मा निवासी - 502 , कल्पना अपार्टमेंट साउथ तुकोगंज इन्दोर म 0 प्र द्वारा ट्रस्ट 
“ सप्तवर्णी कला – साहित्य सृजन - शोध पीठ भोपाल का पंजीयन किये जाने हेतु राशि रूपये 
1000 / - के ई - स्टाम्प की प्रति , चालान की प्रति , ट्रस्ट डीड की प्रति एवं शपथ पत्र संलग्न कर 
आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । 

- 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 
दिनांक 30/11/१२ को विचार में लिया जावेगा । कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में 
हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो , लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के 
प्रकाशन के " एक माह " के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा 
अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखितं आपत्तियां 
प्रस्तुत कर सकता है । उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया 
जावेगा । 

" अनुसूची " 


1310 


1.- ट्रस्ट का नाम व पता 


नेल 


2 


3 


.चल सम्पत्ति 
अचल सम्पत्ति 


किया गया । 


( G - 2061 ) 


प्र . क्र . 


आज दिनांक 


सप्तवर्णी कला - साहित्य सृजन - शोध पीठ भोपाल 

पता - एच -8 , सुर्या परिसर सर्वधर्म सी - सेक्टर , डॉ ० 

श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर कोलार भोपाल म ० प्र ० । 

निरंक | 

निरंक | 

31/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी 

क्षितिज शर्मा , अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार . 


- बी - 113-2022-23 


- 


- 


- 


11 


E 


न्यायालय , पंजीयक , सार्वजनिक लोक न्यास , बुरहानपुर , जिला बुरहानपुर 

( नियम पांच -1 देखिए ) 

( मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत ) 


11 


एतद व्दारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की लोक न्यास के 
पंजीयन बुरहानपुर जिला- बुरहानपुर के समक्ष श्री वैदिक संस्कार ट्रस्ट बुरहानपुर व्दारा 
अध्यक्ष प्रमोद पिता स्व . मोहन पाटील निवासी गोकुलधाम हाउसिंग सोसायटी लोधीपुरा 
रोड़ बुरहानपुर म.प्र . के अध्यक्ष , प्रमोद पिता स्व . मोहन पाटील निवासी- गोकुलधाम 
हाउसिंग सोसायटी लोधीपुरा रोड़ बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर , का लोक न्यास 
अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत् अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए " लोक 
न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है । एतद व्दारा सूचना पत्र 
दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक- 14.10.2022 को मेरे न्यायालय में विचार 
मे लिया गया है । 


भाग 3 ( 1 ) ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या 
संपत्ति में हितबध्द कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के 
भितर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख 
पर या तो व्यक्तिश : अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए । 
उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नही लिया जावेगा । 


- अनुसूची 

( लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण ) 


1. श्री वैदिक संस्कार ट्रस्ट बुरहानपुर , बुरहानपुर तहसील व जिला बुरहानपुर , म.प्र . 
2. वर्किंग ट्रस्टी अध्यक्ष- प्रमोद पिता स्व . मोहन पाटील निवासी गोकुलधाम हाउसिंग 
सोसायटी लोधीपुरा रोड़ बुरहानपुर , म.प्र .। 

3. चल संपत्ति- निरंक 

4. अचल संपत्ति- निरंक 

जारी दिनांक- 14.10.2022 


1311 


2A - ² 


दीपक चौहान , पंजीयक . 


( G - 2062 ) 

न्यायालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक , सार्वजनिक न्यास , अनुविभाग - पुनासा , 
जिला खंडवा , मध्यप्रदेश 

प्र . क्र . 00 - बी – 113 ( 1 ) -2022-23 

प्रारूप चार 

[ मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 ( 2 ) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1962 के 
नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत ] 


आवेदक श्री भगवानदास पिता गंगाराम निवासी ग्राम खुटलाकला तह . पुनासा 

जिला खंडवा वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा " श्री संत सिंगाजी गवली समाज ट्रस्ट 
खुटलाकला ’ तह . पुनासा जिला खंडवा म.प्र . का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु 
म 0 प्र 0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के तहत आवेदन पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के 
पंजीयन हेतु निवेदन किया गया । एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर 
मेरे द्वारा न्यायालय मे दिनांक 28.10.2022 को विचार किया जायेगा । 


2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो 
और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक 
माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियो मे प्रस्तुत कर सकता है । और वह स्वयं अथवा 
अधिवक्ता / अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है । समयावधि के समाप्ति 
के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा । 


1312 


पता- : 


चल संपत्ति : 


सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता- : " श्री संत सिंगाजी गवली समाज ट्रस्ट खुटलाकला ” 
तह . पुनासा जिला खंडवा म.प्र . 

" श्री संत सिंगाजी गवली समाज ट्रस्ट खुटलाकला " 

तह . पुनासा जिला खंडवा म.प्र . 


अचल संपत्ति : 

दिनांक 13.10.2022 को जारी 


( G - 2063 ) 


7 


- 


किया जाता है । 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

• अनुसूची - 

- 


( G - 2064 ) 


- 


–अनुसूची " अ " - 

- 


नगद .. 


- 


—अनुसूची " ब " 


- 


1000-00 रूपये 


निरंक 


! 


- 


- 


[ भाग 3 ( 1 ) 


चन्दरसिंह सोलंकी , अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक . 


कार्यालय , उप रजिस्ट्रार , सहकारी संस्थाऐं , जिला देवास 


क्र . परि - 2022-1193 

देवास , दिनांक 16 अगस्त 2022 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घायली पंजीयन क्रमांक 1609 दिनांक 15.01.2016 
हैं के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के 
कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 ( 7 – क ) ( ख ) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त 
किया गया था । संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था 
लगभग दो - तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की 
आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है । तत्संबंध में संस्था को म.प्र . सहकारी सोसायटी 
अधिनियम की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 979 दिनांक 07.07.2022 से कारण 
बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था , जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय 
दिया गया था , विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त 
नहीं हुआ , उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के 
सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है । 


अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित , उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास म.प्र . शासन 
सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ - 5-1-99 – पन्द्रह- 1 - सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घायली पंजीयन क्रमांक 
1609 दिनांक 15.01.2016 है , को अधिनियम की धारा 69 ( 2 ) ( सी / ग ) के अंतर्गत परिसमापन मे लाता हॅू 
एवं अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक उप ऑफ़र को संस्था का परिसभापक 
नियुक्त करता हूँ । 

यह आदेश आज दिनांक 16/08/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन_पदमुद्रा से जारी 


भाग 3 ( 1 ) ] 

क्र . परि - 2022-1192 


बक 


दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपलकोटा पंजीयन क्रमांक 1563 दिनांक 05.06.2014 
हैं के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के 
कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 ( 7 – क ) ( ख ) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त 
किया गया था । संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 23.05.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था 
लगभग दो - तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की 
आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है । तत्संबंध में संस्था को म.प्र . सहकारी सोसायटी 
अधिनियम की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 980 दिनांक 07.07.2022 से कारण 
बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था , जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय 
दिया गया था , विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त 
नहीं हुआ , उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के 
सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है । 


किया जाता है । 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 


अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित , उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास म.प्र . शासन 
सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित पिपलकोटा पंजीयन क्रमांक 
1563 दिनांक 05.06.2014 है , को अधिनियम की धारा 69 ( 2 ) ( सी / ग ) के अंतर्गत परिसमापन मे लाता हॅू 
एवं अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री पुदीप पाठक , उप अंके को संस्था का परिसमापक 
नियुक्त करता 

हूँ । 

यह आदेश आज दिनांक 16008/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदगुद्र से जारी 


( G - 2065 ) 

क्र . परि - 2022-1316 


1313 


V 


देवास , दिनांक 2 सितम्बर 2022 

चिंगारी परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित देवास पंजीयन क्रमांक 314 दिनांक 02.02.2001 
के गत संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने एवं समयावधि में निर्वाचन नहीं कराये जाने के 
कारण म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 ( 7- क ) ( ख ) के अंतर्गत प्रशासक नियुक्त 
किया गया था । संस्था प्रशासक ने अपने पत्र दिनांक 03.08.2022 से सूचित किया गया है कि संस्था 
लगभग दो – तीन वर्षों से अकार्यशील होकर बन्द है एवं संस्था के सदस्यों द्वारा भी संस्था संचालन की 
आगे कोई संभावना नहीं होना दर्शित किया गया है । तत्संबंध में संस्था को म.प्र . सहकारी सोसायटी 
अधिनियम की धारा 69 ( 3 ) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1194 दिनांक 16.08.2022 से कारण 
बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया था , जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय 
दिया गया था , विधिवत सूचना पत्र तामिल होने के बाद भी सूचना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब प्राप्त 
नहीं हुआ , उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उददेश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के 
सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है । 


अतः मैं महेन्द्र कुमार दीक्षित , उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाऐं जिला देवास म.प्र . शासन 
सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ - 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी दिनांक 26.07.99 के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चिंगारी परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित देवास पंजीयन क्रमांक 
914 दिनांक 09.02.2001 है , को अधिनियम की धारा 69 ( 2 ) ( सी / ग ) के अंतर्गत परिसमापन मे लाता हॅू 
एवं अधिनियम की धारा 70 ( 1 ) के अंतर्गत श्री अरूण पेढ़ारे , उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक 
नियुक्त करता हूँ । 

यह आदेश आज दिनांक २-१-२२ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुदा से जारी 
किया जाता है । 

( G - 2066 ) 


महेन्द्र कुमार दीक्षित , उप रजिस्ट्रार . 


1314 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

कार्यालय , उप पंजीयक , सहकारी संस्थाऐं , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश 


क्र . परि - 2022-1051 


( G - 2067 ) 


( म ० प्र ० सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत ) 

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सगोनिया तहसील रेहटी जिला सीहोर , जिसका पंजीयन 
क्रमांक 1233 , दिनांक 20.05.2003 है , को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 69. ( 3 ) के 
तहत् कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक / परिसमापन / 2022 / 683 सीहोर दिनांक 30.05.2022 जारी कर 
सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने हेतु पक्ष प्रस्तुत करने के लिये 3 सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया 
. था । तीन सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी है । 

संस्था द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में ना तो कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत किया और ना ही 
पक्ष सर्मथन किया गया । अतः सोसायटी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापान 
किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । 

A 

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-1-99 - पन्द्रह - 1 - सी , 
दिनांक 26 जुलाई , 1999 के द्वारा उप - रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी 
सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , भूपेन्द्र प्रताप सिंह , उप 
पंजीयक सहकारी संस्थाएँ , जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सगोनिया तहसील रेहटी 
जिला सीहोर को धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा -70 के अन्तर्गत श्री 
सुधीर कैथवास , अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ । 

. 

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकण कर 
अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें , 
यह आदेश आज दिनांक 12-9-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी 
किया गया । 

भूपेन्द्र प्रताप सिंह , उप पंजीयक . 

संभाग भोपाल 


कार्यालय , संयुक्त रजिस्ट्रार , सहकारी संस्थाऐं , भोपाल , 

( " डी " ब्लॉक पुराना सचिवालय , भोपाल ) 


[ भाग 3 ( 1 ) 


क्र . परि - 2022-1146 


सीहोर , दिनांक 12 सितम्बर 2022 


भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2022 

2.32 


( म.प्र . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए / क ( 2 ) के अन्तर्गत ) 
कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर के पत्र क्रमांक / विधि / 2022 / 992 , 993 सीहोर 
दिनांक 30.08.2022 के द्वारा बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 
1801 दिनांक 14.10.2014 ( जिसे आगे संस्था कहा गया है ) के संबंध में म ० प्र ० सहकारी सोसाइटी अधिनियम 
1960 की धारा 18 ए ( क ) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही का प्रस्ताव इस कार्यालय को 
प्रेषित किया गया है एवं सहायक संचालक मत्स्योधोग जिला सीहोर द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं 
जिला सीहोर को पत्र क्रमांक / 740 / म / तक / 2022-23 सीहोर दिनांक 30.08.2022 के द्वारा अवगत 
कराया है , कि क्षेत्रीय अधिकारियों से बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर की जांच 
कराई गई थी जिसमें दो सदस्य अक्रियाशील पाये गये थे । लेकिन उक्त संस्था की बार - बार गांव के लोगों 
द्वारा शिकायत की गई । जिसके आधार पर जांच हेतु लिखा गया । जिसमें बाबा मछुआ सहकारी समिति 
मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर की पुनः क्षेत्रीय अधिकारी से जांच कराई गई जिसमें समिति द्वारा 
समय - समय पर अभिलेखों का संचालन नहीं किया जा रहा है एवं सदस्यों द्वारा मत्स्याखेट कार्य नहीं किया 
जा रहा है । क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत की गई है । अतः क्षेत्रीय अधिकारी की 
" जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है ताकि लाडकुई जलाशय का 
पट्टा निरस्त किया जा सके । 


भाग 3 ( 1 ) ] 

उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ जिला सीहोर द्वारा संस्था के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्रेषित की 
गई जिसमें संस्था द्वारा निम्न अनियमितताएँ किया जाना प्रमाणित किया है : 


2 . 


( 1 ) 

( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 


संस्था द्वारा मत्स्याखेट का कार्य नहीं किया जा रहा है । 

इस सहकारी समिति में कार्यालयीन आदेश क्रमांक / विधि / 2022 / 116 , दिनांक 20.01.2022 के द्वारा 
तहसीलदार नसरूल्लांगज को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 ( 12 ) के 
अंतर्गत प्रशासक नियुक्त किया गया है । 

( 3 ) वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण टीप में संलग्न सदस्यों की सूची के अनुसार इसमें कुल 25 सदस्य है | 
( 4 ) वर्ष 2020-21 के अंकेक्षण टीप के अनुसार 

( क ) सदस्यता पंजी संधारित नहीं है । 


- 


( ख ) सदस्य अंश रजिस्टर संधारित नहीं हैं । 

( ग ) डेड स्टाक पंजी संधारित नहीं है । 


1315 


( घ ) सहकारी समिति का समस्त लेन - देन बैंक खाते के माध्यम से नहीं हो रहा है 

( ड ) जिला सहकारी संघ मर्यादित सीहोर का अंशदान तथा अभिदाय का भुगतान नहीं किया गया है । 
( च ) धारा 43 - क ( 1 - क ) के अनुसार वर्ष के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत रकम सदस्यों तथा कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण के लिये अंतरित नहीं की गई है । 


( छ ) गत कई वर्षों की अंकेक्षण आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया है । 

म.प्र.शासन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक / 944 / 
4-3 / 2022 / 36 भोपाल दिनांक 10.08.2022 के द्वारा प्रदेश की मत्स्य पालन नीति 2008 के संबंध में नवीन 
निर्देश प्रसारित किये गये , जिसमें प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु 
आदेश प्रसारित है । 


( G - 2068 ) 


1 


बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1801 दिनांक 14.10 . 
2014 ( जिसे आगे संस्था कहा गया है ) को म.प्र . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ( क ) के 
अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र . / विधि / 2022 / 1104 दिनांक 01.09.2022 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी 
कर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र जागरण एवं पत्रिका में दिनांक 02.09.2022 को प्रकाशित करवाया जाकर 
व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.09.2022 की तिथी नियत की गई थी । 

नायब तहसीलदार तहसील नसरूल्लांगज जिला सीहोर म.प्र . के पत्र क्रमांक / 170 / रीडर / 2022 
नसरुल्लागंज दिनांक 05.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के 20 सदस्यों को कारण बताओं 
सूचना पत्र तामील कराया है एवं 05 सदस्यों के ग्राम लाडकुई में निवास नहीं करने के कारण , कारण 
बताओं सूचना पत्र तामील नहीं कराया जा सका । 

उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में संस्था सदस्यों की ओर से श्री भगवत भल्लावी आत्मज 
दशाराम भल्लावी लाडकुई विकास खंड नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र . की अधिवक्ता श्रीमती सोनिया 
सक्सेना द्वारा दिनांक 09.09.2022 को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्य 
समाधानकारक नहीं है । 


अतः मैं संजय दलेला संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज भोपाल संभाग भोपाल म.प्र . सह . 
सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए / क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे म.प्र.शासन 
सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 5-2-2010 पन्द्रह - 1-8 दिनांक 23.10.2010 के द्वारा प्रदत्त 
है का प्रयोग करते हुये बाबा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित लाडकुई जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1801 
दिनांक 14.10.2014 ( जिसे आगे संस्था कहा गया है ) का पंजीयन निरस्त करता हॅू एवं श्री उमेश मिश्रा , 
सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला सीहोर को समनुदेशिती नियुक्त करता हूँ । 

यह आदेशे आज दिनांक 149/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया । 


1 


संजय दलेला , संयुक्त रजिस्ट्रार . 


1316 


क्र . परि – क्यू -2022 


01 

02 

03 


कार्यालय , परिसमापक 


सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाऐं , 
जिला उज्जैन के विभिन्न आदेशों के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है : 
संस्था का नाम 

पंजीयन क्र / दिन क 

क्र . 

परिसमापन में लाने का 
आदेश क्र / दिनांक 
1571 / 15.06.2010 


888888 


प्रियदर्शिनी सहकारी पेढी मर्या . उज्जैन 

श्रीनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
माधव गृह निर्माण सहकारी संस्था गर्या उज्जैन 
महाकालेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
05 पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
06 एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
07 विक्रम विश्वविद्यालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
08 स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सह . संस्था मर्या उज्जैन 
महिला जीवन विकास सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 
रामगढ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . रामगढ उज्जैन 
उज्जैनिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 

वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या . उज्जैन 

मॉ क्षिप्रा बीज उत्पादक सह . संस्था मर्या . किठोदाराव उज्जैन 
सनसाईन साख सहकारी संस्था मर्या . बडनगर 

माँ नागणेचा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . घटिया 
लवखेडी सरकार बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . झीतरखेडी 
दुग्ध सहकारी संस्था मर्या . रलायताभौजा , तह . घट्टिया 


04 


09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

[ भाग 3 ( 1 ) 

एवं अंकेक्षण अधिकारी , सहकारी संस्थाऐं , जिला उज्जैन 

उज्जैन , दिनांक 21 अक्टूबर 2022 


:: - सार्वजनिक सूचना - :: 

( म.प्र . सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 ( सी ) के अंतर्गत ) 


( G - 2069 ) 


743 / 14.11.1986 

56 / 07.04.1977 

102 / 22.07.1985 

67 / 11.08.1980 

45 / 01.01.1968 

1619 / 03.07.2003 

63 / 06.04.1979 

40 / 13.12.1990 

53 / 18.10.1956 

69 / 05.06.2004 

28 / 30.11.2002 

36 / 15.10.2014 

2009 / 12.01.2015 

119 / 07.10.2009 

139 / 24.05.2011 

149 / 24.11.1980 

1928 / 04.12.2014 


116 / 03.07.2019 

116 / 03.07.2019 

116 / 03.07.2019 

2037 / 03.12.2019 

2037 / 3.12.2019 

2037 / 3.12.2019 

2037 / 3.12.2019 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 


1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 

1058 / 01.07.2021 


अतः मैं रघुवर पिपलाज अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक . म ० प्र . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 
एवं म ० प्र ० सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 ( सी ) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचनापत्र प्रकाशित 
करता हूँ कि उक्त संस्था के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति / संस्था का कोई लेना देना शेष निकल रहा हो तो वे इस विज्ञप्ति के 
प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे / आपत्ति प्रमाणपत्र सहित मुझे कार्यालय उप पंजीयक , सहकारी संस्थाऐं , जिला 
उज्जैन में प्रस्तुत करें । उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे / आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नही होगी तथा 
जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु 
प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा । 


यह भी प्रकाशित / सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति / सदस्यों / भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की 
कोई लेखा पुस्तके , रोकड , चल - अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने 
के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें , अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी 
भी व्यक्ति के पास इस समिति का उक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी , जिसका 
दायित्व उसका स्वयं का होगा । 


यह सम्यक सूचना आज दिनांक 21/10/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गयी । 

3 


रघुवर पिपलाज , परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी . 


भाग 3 ( 1 ) ] 

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 नवम्बर 2022 

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक , लोक न्यास , जूनी इंदौर , क्षेत्र 
जिला इंदौर , मध्यप्रदेश 

( कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 , जिला इंदौर , मध्यप्रदेश ) 


क्र . - रीडर - 1-22 


विज्ञप्ति ( फार्म चार ) 

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 : तीस : ( 95 ) की धारा 5 ( 2 ) व 
मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 ( 1 ) के अंतर्गत 


मिताशा फाउण्डेशन , पता- बी.जी. - 199 , स्कीम नं . 74- सी , विजय नगर , इंदौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट 
एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है . 


( G - 2070 ) 


इंदौर , दिनांक 26 अक्टूबर 2022 


अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे 
परिशिष्ट में दिया गया है , के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 
से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा 
अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं . 
निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों / दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा . 


परिशिष्ट 

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल - चल संपत्ति का विवरण ) 

मिताशा फाउण्डेशन , पता- बी.जी. - 199 , स्कीम नं . 74 - सी , विजय नगर , इंदौर 

अचल संपत्ति 

निरंक 

चल संपत्ति 
आज दिनांक . . 


1 


: 11,000 / 


1317 


को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया . 


अंशुल खरे , रजिस्ट्रार . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 . 


इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


क्रमांक 47 ] 


मध्य प्रदे 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

प्राधिकार से प्रकाशित 

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 25 नवम्बर 2022 - अग्रहायण 4 , शक 1944 


भाग 3 ( 2 ) 

सांख्यिकीय सूचनाएं 


( कुछ नहीं ) 


93 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 . 


